निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 

असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


5 चैत्र 1941 ( श० ) 
पटना, मंगलवार , 26 मार्च 2019 


( सं0 पटना 485 ) 


सं0 14 / विविध - 34 / 14 - 478 (14 ) 

स्वास्थ्य विभाग 


संकल्प 

1 मार्च 2019 
विषय: बिहार विधान मंडल के माननीय सदस्य को जीवन रक्षा की दृष्टिकोण से आपात स्थिति में 

एयर एम्बुलेंस की सुविधा प्रदान किये जाने के संबंध में । 
स्वास्थ्य विभागीय संकल्प 228 (14), दिनांक 25. 02. 2008, 1150 (14) दिनाक 10. 10. 2014 एवं 946(14) दिनांक 
14.08. 2015 एवं अन्य स्वास्थ्य विभागीय संकल्प / परिपत्र द्वारा विधान मंडल के माननीय सदस्यों, न्यायिक सेवा के 
पदाधिकारियों, अखिल भारतीय सेवा के पदाधिकारियों एवं बिहार सरकार के सभी कार्यरत कर्मियों / पदाधिकारियों को 
चिकित्सा सुविधा का प्रावधान किया गया है । 

2. उक्त संकल्पों / परिपत्रों में आपात स्थिति में एयर एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध कराने के संबंध में कोई 
प्रावधान नहीं होने के कारण एयर एम्बुलेंस के उपयोग के पश्चात इस पर व्ययगत राशि की प्रतिपूर्ति में व्यवहारिक 
कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है । 

3. इस संबंध में संसदीय कार्य विभाग द्वारा बिहार विधान मंडल के माननीय सदस्यों द्वारा आपात स्थिति में 
एयर एम्बुलेंस की आवश्यकता महसूस होने पर उसकी आकस्मिकता का आकलन करते हुए असैनिक शल्य 
चिकित्सक - सह - मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी अथवा निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य विभाग , बिहार , पटना को एयर एम्बुलेंस की 
अधियाचना करने का दायित्व सौंपने एवं एयर एम्बुलेंस के उपयोग पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति का प्रावधान किये जाने हेतु 
अनुरोध किया गया है । 
4. उपरोक्त परिस्थिति में विचारोपरान्त निम्न प्रावधान किये गये है: 

निदेशक प्रमुख (प्रशासन ) स्वास्थ्य विभाग की अध्यक्षता में दो विशेषज्ञ चिकित्साकों की एक 
त्रिसदस्यीय समिति का गठन किया जायेगा । आपात स्थिति में बिहार विधान मंडल के माननीय 
सदस्यों की बीमारी के आधार पर विशेषज्ञों के परामर्श से एयर एम्बुलेंस की आवश्यकता का 
आकलन करेगें । 


बिहार गजट ( असाधारण ), 26 मार्च 2019 


( iii ) 


बिहार विधान मंडल के माननीय सदस्य एवं अन्य जिसके लिये सक्षम प्राधिकार की अनुशंसा प्राप्त हो 
या निदेश हो , को जीवन रक्षा की दृष्टिकोण से आपात स्थिति में उपरोक्त त्रिसदस्यीय समिति की 
अनुशंसा पर एयर एम्बुलेंस का उपयोग करने की सुविधा दी जायगी । 
एयर एम्बुलेंस पर हुये व्यय की प्रतिपूर्ति का भुगतान स्वास्थ्य विभाग द्वारा किया जायेगा । 

आदेश से , 

संजय कुमार, 
सरकार के प्रधान सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 485 -571 + 10 - डी0टी0पी0 । 

Website: http://egazette. bih. nic .in 


